रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


॥ 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , फरवरी 6 , 2019 / माघ 17 , 1940 
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 6 , 2019/MAGHA 17, 1940 


सं . 640] 
No. 640 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 5 फरवरी, 2019 
का . आ . 758( अ). केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप -धारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का . आ . 1444 ( अ), तारीख 02 अपैल 2018 जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग-2, खण्ड-3, उप- खण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी , द्वारा केरल राज्य के मलाप्पुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 
संख्या 17 के कि . मी 318/ 000 से कि . मी . 349/ 565 तक के भूखण्ड ( कुट्टिप्पुरम - एडापल्ली खंड ) के निर्माण ( चौड़ा करने / चार 
लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण , प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप- धारा (3) के अधीन तारीख 08 अपैल 2018 को 
मातृभूमि और माध्यमम दोनों में प्रकाशित किया गया था 

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप- धारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उप -धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए 


887 GI/2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii) ] 


और अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -17 के कि . मी . 318/ 000 से कि. मी . 349/565 तक ( कुट्टिप्पुरम - एडापल्ली 
खंड ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम : केरल 

जिले का नाम: मलप्पुरम 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल 
संख्या 

( हेक्टेयर में ) 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


तालुक का नाम: पोन्नानी 


गांव का नाम : इज़्हुवातिरुट्य (ऐस्वरमंगलम ) 


1 _ 2/28 


62/ 2B 


निजी 


निजी 


वेट 


0.0002 


0 . 0002 


1. मोइद्दीन कुट्टी , अली S / O सैडली 
चुल्लीक्कल एंड ओठेर्स 
( ६२/ १० ) 
1. मोइद्दीनकुट्टी , अली S/ O सैडली 
| चुल्लीक्कल एंड ओठेर्स 
( ६२/ १२ ) 


|| 2 


| 62/ 3 


निजी 


वेट 


0.0005 


गांव का नाम: कालड़ी (पोथानुर ) 


3 


203/ 1 


203 /1 


निजी 


वेट 


||0.001 


1. बबुरजां S/ O गोपालन 
पुल्लानीपरम्बिल एंड ओठेर्स 
( २०३/१२ ) 


4 


217/ 1 


निजी 


वेट 


| 0. 0001 


१ 1. सहारा W/ O सैडलवी एंदसेरी एंड 
ओठेर्स 
( २१७/ ७ ) 


गांव का नाम: पेरूम्पदप्पू ( पुथियोरूथी ) 


|| 45 / 1 


निजी 


ड्राई 


0.04 


1. मुरलीधरन S/O संकरण कैप्पडा एंड 
ओठेर्स 
( ४५ / ७ ) 
1. मुरलीधरन S/ O संकरण मास्टर 
कैप्पडा एंड ओठेर्स 
( ४५/ ८ ) 


|| 45/ 2 


निजी 


ड्राई 


0. 0861 


[ भाग II - खण्ड 


3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


|| 45/3 


|| 45/ 3 


निजी 


ड्राई 


0.0878 


डाई 


0 .0878 


1. यसोधा W/ O बालन कत्तीसेरी 2 . 
गोपी S/ O वेलयुधन ओलियिल 
मन्नाथेथील एंड ओठेर्स 
( ४५/ ९ ) 


145/ 4 


asra 


निजी 


निजी 


बाई 


डाई 


||0. 0293 


00283 


1 . मुहम्मदकुट्टी S/ O हैदर कायमपूवम 
एंड ओठेर्स 
( ४५/ १० ) 


गांव का नाम: पोन्नानी नागरम (पल्लापराम ) 


165/ 6 


निजी 


वेट 


0 . 0002 


|| 169/ 12 


निजी 


डार्ड 


|| 0.0139 


1 . सतीश S/ O जनार्दनन अरांतहोत्तील 
एंड ओठेर्स 
(१६५/ १० ) 
1. अस्मा W/ O अब्दुर्रहीमन 
मूरशिआनकथ 2. बुशरा W/ O मंसूर 
मुल्लावालाप्पिल एंड ओठेर्स 
( १६९/ ३२ ) 
1. अस्मा W/ O अब्दुर्रहीमन 
मूरशिञानकथ 2. बुशरा W/O मंसूर 
मुल्लावालाप्पिल एंड ओठेर्स 
(१६९/ ३३ ) 


11 || 169/ 13 


निजी 


ड्राई 


0 .0042 


12169/ 6 


निजी 


वेट 


0.0005 


1. रईसा W/ O अनवर मूरशिञानकथ 
एंड ओठेर्स 
( १६९/ २६ ) 


13 


211/ 4 


निजी 


Chus 


|| 0. 0001 


14 212 /2 


निजी 


ड्राई 


0 . 0001 


1. सुरेंद्रन S/O बेलु कोनाई एंड ओठेर्स 
( २११/ ९ ) 
1. सैनुद्दीन S/O उस्मान पुथुवीट्टिल एंड 

ओठेर्स 
( २१२/१५ ) 
1. सैनुद्दीन S/O उस्मान पुथुवीट्टिल एंड 
ओठेर्स 
( २१२/ १६ ) 


15212/3 


निजी 


ड्राई 


0 . 0001 


16 || 213/ 1 


निजी 


वेट 


0 . 0001 


1. बिंदु W/ O श्रीकुमार मैक्कोर्मवीट्टिल 
एंड ओठेर्स 
( २१३ / ९ ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


गांव का नाम : तवानुर ( अयंकालाम ) 


17 


| 150 


130/ 2 


| निजी 


||0. 0005 


1 . सेक्रेटरी S / O थवानुर ग्रामपंचायत 
एंड ओठेर्स 
( १३०/ ४ ) 


गांव का नाम : वेलियाँकोडे (वेलियाँकोडे ) 


18153/ 1 


निजी 


ड्र 


ई 


0 . 0051 


|| 153/ 4 


निजी 


al 


cus 


0 . 0016 


1. सेक्रेटरी S/ O वदाक्केचेरुपल्ली एंड 
ओठेर्स 
( १५३/ ९ ) 
1. अली अकबर S / O अबूबकर मुस्लीय 
वीत्तिल एंड ओठेर्स 
(१५३/१० ) 
1. कुणहिमोल एंड ओठेर्स W/ O मोनुत्ति 
थाकथ एंड ओठेर्स 
( ५६/ ३ ) 


2056/ 1 


निजी 


5 


us 


| 0. 0051 


0.2765 


[ फा . सं . : NHAI/ PIU - Cochin/ NH- 66 (old NH-17)/ 320 /2/ 2017/ 3( A) Malappuram/ 3D1 ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 5th February, 2019 


S . O . 758 (E ). — Where as by the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways Number S . O .1444 ( E ), dated the 2nd April 2018 , published in the Gazette of India , Extraordinary Part II , 
Section 3 , Sub section ( ii ) issued under sub section ( 1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
schedule annexed to the said notification for building (widening /four- laining, etc .) , maintenance , management and 
operation of National Highway No. 17 on the stretch of land from Km . 318 .000 to Km . 349.565 (Kuttippuram - Edapally 
Section ) in District Malappuram in the State of Kerala ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in " Mathrubhoomi" and 
" Madhyamam dailies " both dated 08/04 / 2018 under sub- section (3 ) of section 3 ( A ) of the said Act ; 

And whereas objection has been received and the same has been considered and disallowed by the Competent 
Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of Competent Authority and in exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the 
said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 


[ TT II - 005 3 ( ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from Km 318 .000 
to Km 349.565 (Kuttippuram - Edapally Section ) of the National High Way No.17 in the district of Malappuram in the 

state of Kerala . 


Name of the Land Owner /Interested Person 

Part Survey No . 


No. || 


State : KERALA 

District: MALAPPURAM 
Survey Type of Nature of Area in 
Number Land Land Hectare 
3 4 

5 
Taluk : Ponnani 
Viilage: Ezhuvathiruthi (Eswaramangalam ) 


62 /2B 


Private 


Wet 


0 . 0002 


1 .Moideen kutty, Ali s/o Saidali Chullikkal and others 
62/ 10 
1.Moideenkutty , Ali S/o Saidali Chullikkal and others 
62 / 12 


62 /3 


Private 


||Wet 


0 . 0005 


Viilage : Kalady ( Pothanur) 


203/1 


Private 


Wet 


0.001 


1 . Baburajan Slo Gopalan Pullaniparambil and others 
203 / 12 


217 / 1 


Private 


Wet 


0 .0001 


1. Suhara W /o Saidalavi Edasseri and others 
217 /7 


Viilage : Perumpadappu ( Puthiyiruthi) 


45/1 


Private 


Dry 


0.04 


1. Muraleedharan S /o Sankaran Kaippada and others 
45 /7 


|| 45 / 2 


Private 


Dry 


0 .0861 


1. Muraleedharan S /o Sankaran Master Kaippada and 
others 
45 /8 


45 / 3 


Private 


Dry 


0 . 0878 


1 . Yasodha W / O Balan Kattissery 2 . Gopi S /o Velayudhan 
Oliyil Mannathethil and others 
45 / 9 


45 /4 


Private 


Dry 


0 .0293 


1.Muhammedkutty S /o Hyder Kayampoovam and others 
45 / 10 


Viilage : Ponnani Nagaram ( Pallapram ) 


165 /6 


Private 


Wet 


0 . 0002 


169/12 


Private 


Dry 


0 .0139 


1 . Satheesh S /o Janardhanan Aramthottil and others 
165 / 10 
1. Asma W /o Abdurahiman Moorshinganakath 2. Bushara 
Wlo MansoorMullavalappil and others 
169/ 32 
1 . Asma W /o Abdurahiman Moorshinganakath 2. Bushara 
W /o MansoorMullavalappil and others 
169 /33 
1 . Raisa W / o Anwar Moorshinganakath and others 
169 / 26 


169 / 13 


Private 


Dry 


0 .0042 


Private 


Wet 


0.0005 


1696 
2114 


||211 /4 


Private 


Dry 


0 .0001 


1. Surendran S /o Velu Konayi and others 
211/9 


Private 

Private 
Private 
Private 


wet 
Dry 
Dry 
Dry 


11212 /2 


Private 


Dry 


0.001 
0.00012 
0.0001 2 18 


0 .0001 


15 


1. Sainudheen S /o Usman Puthuveettil and others 
212 / 15 
1. Sainudheen s/o Usman Puthuveettil and others 
212 / 16 


|| 212/ 3 


2123 


Private 


Dry 


0 .0001 


| 16 


||213/1 


||Private 


Wet 


0 . 0001 


1. Bindu W /o SreekumarMakkoramveettil and others 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


C 


213/9 


Viilage : Tavanur (Ayankalam ) 


130 / 2 


Private 


| Dry 


0 .0005 


1. Secretary C /o Thavanur Gramapanchayath and others 
130 /4 


Viilage : Veliyankode (Veliyankode) 


|| 153/ 1 


Private 


Dry 


0 .0051 


1. Secretary Clo Vadakkecherupalli and others 
153/9 


153 /4 


Private 


| Dry 


0 .0016 


1. Ali Akbar S / o Aboobacker Musliyar Veettil and others 
153/ 10 


||56 /1 


11 . Kunhimol and Others W /o Monutti Tharakath and 
others 


Private 


Dry 


0 . 0051 


56 / 3 


TOTAL 


0 .2765 


[F . No. NHAI/PIU -Cochin /NH-66 (old NH - 17)/320 /2/ 2017/3(A ) Malappuram /3D1] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . MANOJ 

Digitally signed by 

MANOJ KUMAR VERMA 
KUMAR 

Date: 2019.02.20 
VERMA 

18 :07 :31 + 05 30 


